NOW 

सत्यमेव जयते 


निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 भाद्र 1944 ( श 0 ) 

( सं ० पटना 699 ) पटना , वृहस्पतिवार , 8 सितम्बर , 2022 

सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 
6 सितम्बर 2022 

सं ० 3 / एच०- 01 / 2021- सा ० प्र ० - 15905 - खानकाह मुजीबिया , फुलवारी शरीफ के पत्र संख्या - 
- 
KMP / 606 / 165 / 22 दिनांक- 29.08.2022 द्वारा चाँद दिखाई देने के अनुसार राज्य में चेहल्लुम दिनांक 
18.09.2022 ( रविवार ) को मनाये जाने की सूचना दी गयी है । 

2. अतः सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या - 03 / एच0-01 / 2021 सा ० प्र ० 11265 दिनांक 
24.09.2021 द्वारा राज्य में चेहल्लुम के अवसर पर कार्यपालक आदेश के तहत दिनांक 17.09.2022 ( शनिवार ) को 
घोषित अवकाश के स्थान पर दिनांक- 18.09.2022 ( रविवार ) को कार्यपालक आदेश के तहत अवकाश घोषित किया 
जाता है । 


3. अधिसूचना संख्या -03 / एच0-01 / 2021 सा ० प्र ० - 11265 दिनांक -24.09.2021 की अनुसूची -1 का 
क्रमांक - 12 तदनुसार संशोधित समझा जायेगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

गुफरान अहमद , 

सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 

बिहार गजट ( असाधारण ) 699-571 + 10- डी ० टी ० पी ० । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


